निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 144) पटना , मंगलवार , 16 फरवरी 2016 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

16 फरवरी 2016 
सं0 बी1 - 3- 02 / 2016 -14 – 31 - हरलाखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान - सभा का उप निर्वाचन, 2016 के अवसर 
पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा -74 के उपबंधों के अनुसरण में 31 - हरलाखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्य का नाम दिया गया हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 फरवरी 2016 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
16 फरवरी 2016 


सं0 बी1- 3- 02 / 2016 - 13 — यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा- 150 की उप - धारा (1) और 
धाराओं 30 और 56 के अधीन निर्गत अधिसूचना के अनुसरण में 31 - हरलाखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बसंत कुमार 
की मृत्यु दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को हो जाने के कारण बिहार विधान सभा के रिक्त स्थान को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन सम्पन्न हो 
चुका है । 

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा -74 के अनुसरण में 31 - हरलाखी विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान - सभा के 
लियेनिर्वाचित सदस्य के नाम को अधिसूचित किया जाता है : 
क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र का नाम निर्वाचित सदस्य का नाम । 

सम्बद्ध दल 

( यदि कोई हो ) 
31 - हरलाखी विधान - सभा निर्वाचन 

सुधांशु शेखर 

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 


क्षेत्र 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से और नाम पर , 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार । 
Election Department 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Notification 

The 16th February 2016 
No . B1 - 3 -02/ 2016 - 13 - Whereas election has been held in pursuance of notification 
issued under sub - section ( 1 ) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of 
People Act, 1951 (43 of 1951) for the purpose of filling of vacant seat of Bihar Legislative 
Assembly from 31 -Harlakhi Assembly Constituency due to death of elected member Sri 
Basant Kumar on 30thNovember, 2015 . 

Now , therefore, in pursuance of section 74 of the said Act, the name of the elected 
member of Bihar Legislative Assembly from 31 -Harlakhi Assembly Constituency is hereby 
notified for information : 
Sl. Name of Constituency Name of Elected Member Party Affiliation 
No . 

( if any) 


1 


। 


Sudhanshu Shekhar 


31 -Harlakhi Assembly 

Constituency 


Rashtriya Lok 
Samta Party 


By order and in the name of the Governor of Bihar , 

Sohan Kumar Thakur , 

Joint Secretary - Cum 
Joint Chief ElectoralOfficer, Bihar. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 144 - 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


